रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


RSHA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 2 , 2018 / चैत्र 12 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940 


सं . 1309 ] 
No . 1309 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2018 


का . आ . 1448( अ ). – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय , की अधिसूचना संख्या का . आ . 1244 ( अ ), तारीख 21 अप्रैल 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -II , 
खण्ड - 3, उप - खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी , द्वारा केरल राज्य के कसारगोड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 ( नया 
रारा - 66 ) के कि . मी .17.200 से कि . मी .104.000 तक (थलापदी - चेरुवथुर खंड ) के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि ), 
अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3 ) के अधीन तारीख 05 जून 
2017 को मातृभूमि और उदयवानी दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1951GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 17 ( नया रारा - 66 ) के कि . मी.17. 200 से कि . मी .104.000 ( थलापदी - चेरुवथुर खंड) के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम । जिले । तालुक गांव नाम 

सर्वेक्षण संख्या भूमि । भूमि क्षेत्रफल हितबद्ध व्यक्ति 
संख्या | का नाम । का नाम 

( हेक्टेयर का नाम 
प्रकृति 


का 


प्रकार 


उप 


1 


2 3 

4 
| कसारागोड | मंजेश्वर । (1) उदवरा 


109 


निजी 


नम 


उप 
विभाजन 

विभाजन 
से पहले । के बाद 
| 5 

6 7 

8 
25 / 3 | 25 / 19 - सरकारी | पोरमबोक | 0 . 0001 | सेक्रेटरी मंजेश्वरम 

ग्राम पंचायत 
25 / 4 25 / 20 निजी 

शुष्क - 0 . 0002 | 

सलियन तारावाड़, 

बैदयार स्टेन 
109 / 2 | सरकारी | पोरमबोक || 0 . 0300 सेकेटरी मंजेश्वरम 

ग्राम पंचायत 
111 / 1 | 111 / 3 | 

0 . 0478 | रवि कुमार एन. पी . 

एण्ड अर्ट्स 
111 / 2 | 111 / 4 | निजी । नम । 

0 .0033 | 1. सुलोचना 

2. पुरुषोतमा एण्ड 

अर्ट्स 
111 / 5 | निजी । नम | 0 . 0198 | 1. सुलोचना 

2. पुरुषोतमा एण्ड 

अर्स 
113 / 2 | 113 / 21 | सरकारी | पोरमबोक | 0 . 0001 सेक्रेटरी मंजेश्वरम 

ग्राम पंचायत 
113 / 22 | सरकारी । पोरमबोक | 0 .0350 सेकेटरी मंजेश्वरम 

ग्राम पंचायत 
113 / 23 । सरकारी | पोरमबोक | 0 . 0009 सेक्रेटरी मंजेश्वरम 

ग्राम पंचायत 
113 / 8 | 113 / 24 | निजी । बगीचा । 0.0048 मोइदीन उदयवारा 

एण्ड अर्ट्स 
113 / 9 | 113 / 25 | निजी | बगीचा 0 . 0027 अब्दुल कादीर, 

मुबारक ट्रेडर्स 
अपोजिट करोडा 

मस्जिद, उदयवारा 
113 / 10 | 113 / 26 | निजी | बगीचा | 0. 0010 | 1. मोहम्मद कोया 

पुत्र अट्टाकोया 
थांगल 
2. कुतुब करोडा 

हाउस उदयवारा 
113 / 27 | निजी | बगीचा । 0 .0763 1. मोहम्मद कोया 

पुत्र अट्टाकोया 
थांगल 
2. कुतुब करोडा 

हाउस उदयवारा 
113 / 11 | 113 / 28 | निजी बगीचा | 0. 0030 | समीरा पत्नी यू. ए. 

अब्दुल्ला करोडा 

हाउस उदयवारा 
| 113 / 29 | निजी बगीचा । 0.0350 समीरा पत्नी यू. ए . 

अब्दुल्ला करोडा 

हाउस उदयवारा 
113 / 12 | 113 / 30 | निजी । बगीचा । 0.0100 | दि प्रसिडेंट करोडा 

मस्जिद एण्ड अर्ट्स 
| 110 / 14 | 110 / 18 | निजी । बगीचा | 0 . 0010 1. वसंता पुत्र 

थिमिरी 
2. राघवा पुत्र 
थिमिरी नजदीक 


(2 ) बांग्रामंजेश्वरा 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3) होस्बे ? 


सेल्स टैक्स चेक 

पोस्ट होसंगड़ी 
95 / 1बी | 95 / 17 | सरकारी | एडब्ल्यू | 0 . 1944 | एडब्ल्यू लैड 
82 / 1ए | 82 / 9 निजी | शुष्क | 0 .1386 || 1) उदया शेट्टी 

2 ) प्रशांत शेट्टी 
3) अनिता शेट्टी 
4) ममता शेट्टी 
5 ) बाबु शेट्टी 
लीगल हायर्स ऑफ 
डीसीज्ड रमना शेट्टी 
9387369150 , 
9447651262 
पत्नी आनंद 

होस्बेटु 
82 / 4ए । 82 / 4ए । निजी । बगीचा | 0. 0082 | गोपालकृष्ण ललिता 

एण्ड अर्ट्स 
82 / 5बी | 82 / 10 | निजी । नम । 0. 0570 1. ललिता शेट्टी 

एण्ड अर्ट्स 
2. हनीफा पुत्र अमू 
पल्लीक्करे, 
हाउसिंग आईओसी 
डीलर 
3. उस्मान हाजि के . 
विल्ला , सत्यात्क्का 


बडजे 


83 / 2बी | 83 / 12 | निजी । 


नम 


83 / 3बी | 83 / 13 | 


निजी 


88 / 5ए । 88 / 10 | निजी ।| 


नम 


88 / 11 


निजी 


88 / 6सी । 88 / 12 | 


निजी 


4. सेक्रेटरी कुलाला 
मंदिर बाई इट्स 
मैनेजर शिवनंदा 
कुलाला होस्बेट्टु 
एण्ड अर्ट्स 
5 . ललिता, सतीशा 
लीगल हायर्स ऑफ 

डीसीज्ड कमला 
| 0. 0040 | गंगाधर नारायणा 

पूजारी एण्ड अर्ट्स 
0 .0113 बारा हाजि कदम्बर 

एण्ड अर्ट्स 
| 0 . 0043 रामचन्द्रा शंबग 

एण्ड अर्ट्स 
0 . 0001 

रामचन्द्रा शंबग 

एण्ड अर्ट्स 
0 . 0035 रामचन्द्रा शंबग 

एण्ड अझै 
0 . 0048 | 

सुरेखा पुत्री रामप्पा 

एण्ड अर्ट्स 
0 . 0070 सेशप्पा पूजारी पुत्र 

बेदु पूजारी एण्ड 
अर्ट्स 
सेशप्पा पूजारी पुत्र 
बेदु पूजारी एण्ड 

अर्ट्स 
| 0 .0464 1. अब्दुल रजाक 

पुत्र अब्दुल रहिमान 
2. एम. ए. अब्दुल्ला 
पुत्र अब्दु 
3. बी . के . खदीजा 
4 . कलावति पत्नी 
(स्वर्गीय ) बाबु 
5. यशोदा 
6. राजेश 


92 / 1 


| 92 / 13 | 


E 


निजी । नम 


93 / 1बी | 93 / 7 । 


निजी । नम 


93 / 2सी | 93 / 8 | निजी 


93 / 3सी | 93 / 9 | निजी । 


नम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


| (4 ) उप्पला 


____ 94 / 1सी | 94 / 6 निजी । नम | 0. 0185 | 1. सुरेखा 

2. रवि बांगेरा पुत्र 
सोमप्पा बांगेरा 
डी - 5 स्वामी 
विवेकानंद हाउसिंग 
सोसायटी, मीरा 
देसाई रोड, अंधेरी 
मुम्बई 

फोन .07276008926 
89 /3 89 / 6 निजी - शुष्क | 0 .0216 | 1. मूसाकुन्ही 

2. पी .एस. इब्राहिम 
3. मरियाम्बी 
4. खदीजम्मा 
5. शेख अहमद 

एण्ड अर्ट्स 
182 / 1बी । 182 / 3 | निजी । शुष्क | 0. 0074 1. जमीर अम्बर 

2. शेख बशीर 
अम्बर हाउस नया 

बाजार 
182 / 1सी । 182 / 4 निजी । शुष्क । 0. 0096 1 . प्रेसिडेंट 

पेरियांगड़ी जुमात 
2. मेहरुनिशा पत्नी 
अब्दुल सथर 
उप्पला 
3. मरियाम्बी पत्नी 
मोहम्मद (स्वर्गीय ) 
4. मोहम्मद पुत्र 
इद्दीन कुन्ही 

उप्पला 
182 / 2 | 182 / 5 | निजी । शुष्क | 0 . 0064 1 . शेख इस्माइल 

2. नूरदिन 
3. मुहम्मद सलिम 

एण्ड अर्ट्स 
63 / 5बी2 | 63 / 28 | निजी | बगीचा | 0 .0058 अस्सिम्मा पत्नी 

पल्लीकुन्ही 

अरिकडी 
63 / 7 | 63 / 30 | सरकारी । पोरमबोक | 0 . 0400 | पंचायत सड़क 
कुल योग 

| 0 . 8805 


( 5) अरिकडी 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 11013 / एलए / नोटिफ / रारा.17 /पीआईयू – कोझीकोड़ 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd April, 2018 
S . O . 1448 ( E ). — Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways Number S . O . 1244( E ), dated the 21 April 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part II , 
Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified in the 
schedule annexed to the said notification for building (widening /four - laining , etc.), maintenance, management and 
operation of National Highway No . 17 ( New NH- 66 ), on the stretch of land from Km. 17. 200 to Km. 104. 000 
( Thalapady -Cheruvathur Section ) in District Kasaragod in the State of Kerala ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in "Mathrubhoomi" and " Udayavani" 
both dated 05 .06 .2017 under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure,falling within the stretch of land from Km .17 .200 to 
Km . 104 . 000 ( Thalapady -Cheruvathur Section ) of the National Highway No. 17 (New NH -66 ) in District Kasaragod in 
the State of Kerala . 


Serial 
number 


Name 
of the 
district 


Name 
of the taluk 


Name of 
the village 


Type 
of land 


Nature 
of land 


Area in 
Hectares 


Name of the 
person interested 


Survey number 
Before After 

sub 
division division 


sub 


4 
( 1) Udyavara 


6 7 

8 
Govt. | Poramboku 0 .0001 


1 


Kasaragod 


Manjeshwaram 


25 / 3 


25 / 19 


2514 


25/20 


Private 


Dry 


0.0002 


109 / 2 


Govt 


Poramboku 


0 .0300 


111 / 1 


111 / 3 


Private 


Wet 


0 .0478 


111 / 2 


111 / 4 


Private 


Wet 


0 .0033 


111/5 


Private 


Wet 


0 .0198 


113/2 


113/ 21 


Govt 


Poramboku 


0.0001 


113 /22 


Govt 


Poramboku 


0 .0350 


9 
Secretary 
Manjeswaram 
Grama 
Panchayath 
Saliyan Taravad , 
Baidyar Stane 
Secretary 
Manjeswaram 
Grama 
Panchayath 
Ravi Kumar N . P 
and Others. 
1 . Sulochana 
2 . Purushothama 
and Others. 
1. Sulochana 
2 . Purushothama 
Purushothama 
and Others. 
Secretary 
Manjeswaram 
Grama 
Panchayath 
Secretary 
Manjeswaram 
Grama 
Panchayath 
Secretary 
Manjeswaram 
Grama 
Panchayath 
Moideen 
Udyavara & 
Others. 
Abdul Khader, 
Mubarak Traders 
Opp . Karoda 
Masjid , Udyavara 
1.Mohammed 
Koya Slo 
Attakoya Thangal 
2 . Kuthab Karoda 
House Udyavara 
1.Mohammed 
Koya Slo 
Attakoya Thangal 
2 . Kuthab Karoda 
House Udyavara 
Sameera 
W / U . A Abdulla 
Karoda House 


113 /23 


Govt 


Poramboku 


0 .0009 


113 / 8 


113 /24 


Private 


Garden 


0 .0048 


113 / 9 


113 /25 


Private 


Garden 


0 . 0027 


113 / 10 


113 /26 


Private 


Garden 


0 .0010 


113 /27 


Private 


Garden 


0 .0763 


113 / 11 


/28 | Private 


Garden 


| 0 .0030 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


113 /29 


Private 


Garden 


0 .0350 


113 / 12 


113 / 30 


Private 


Garden 


0 .0100 


110 / 14 


110 / 18 | Private 


Garden 


0 . 0010 


( 2 ) 
Bangramanjeshwara 


95 /1B 


95 /17 


Govt 


AW 
Dry 


0. 1944 


( 3 ) Hosbettu 


82 / 1A 


82 / 9 


Private 


0 . 1386 


82/4A 


82/4A 


Private 


Garden 


0 .0082 


82 /5B 


82 / 10 


| Private 


Wet 


0 .0570 


Udyavara 
Sameera 
W / o U . A Abdulla 
Karoda House 
Udyavara 
The President 
Karoda Mosque 
& others 
1 . Vasantha 
S /o Thimiri 
2 . Raghava 
S /o Thimiri Nr. 
Salse tax check 
post Hosangadi 
AW Land 
1)Udaya Shetty 
2 ) Prasanth Shetty 
3 ) Anitha Shetty 
4 ) Mamatha 
Shetty 
5 ) Babu Shetty 
Legal heirs of 
decessased 
Ramana Shetty 
9387369150 , 
9447651262 
6 . Vasanthi 
W / o Anand 
Hosabettu 
Gopalakrishna 
Lalitha & Others 
1. Lathitha Shetty 
and others 
2 . Haneefa , 
S /o . Amoo , 
Pallikkare , 
Hosdurg IOC 
Dealer 
3 . Usman Haji. K 
S /o Abdulla , 
Abdulla Villa , 
Satthyadkka , 
Badaje 
4 . Secretary 
Kulala Mandir By 
its manager 
Shivananda 
kulala , Hosabettu 
& Others. 
5 . Lalitha, 
Satheesha leagal 
heirs of deseased 
Kamala. 
Gangadhara 
Narayana Poojary 
& Others 
Bara Haji 
Kadambar & 
others 
Ramachandra 
Shanbag & 
Others 
Ramachandra 
Shanbag & 
Others 
Ramachandra 
Shanbag & 
Others 
Surekha 
D / o Ramappa and 
Others 
Seshappa Poojari 
S /o Bedu Poojary 
& Others 
Seshapi 
S /o Bedu Poojary 


83 /2B 


83 / 12 


Private 


Wet 


0 .0040 


83 /3B 


83 / 13 


Private 


Wet 


0 .0113 


88 /5A 


88 / 10 


| Private 


Wet 


0 .0043 


| 88/11 | Private 


Wet 


0 .0001 


88/ 6C 


88 / 12 


Private 


Wet 


0 .0035 


92 / 1 


92 / 13 


Private 


Wet 


0 . 0048 


93 / 1B 


93 / 7 


Private 


Wet 


0 .0070 


93 / 2C 


93/2C 


9 3/8 


93 / 8 


| 


Private 


Private 


Wet 


Wet 


0 .0206 


0.0206 


Seshappa Poojari 


[ 971 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


93 /3C 


93/9 


Private 


Wet 


0 .0464 


& Others 
1 . Abdul Razak 
S / o Abdul 
Rahiman 
2 . M . A Abdulla 
S / o Abdu 
3. B . K . Khadeeja 
4 . Kalavathi 
W /o (L ) Babu 
5 . Yeshoda 
6 . Rajesh . 
1 . Surekha 
2 . Ravi Bangera 
S /o Somappa 
Bangera D -5 


94 / 1C 


94 /6 


| 


Private 


Wet 


0 .0185 


Swamy 


(4 ) Uppala 


89 / 3 


89 /3 


8 9/6 


89 / 6 


Private 


Dry 


Dry 


0.0216 


182 / 1B 


182 / 3 


Private 


Dry 


0 .0074 


182 / 1C 


182 / 4 


Private 


0 . 0096 


Vivekananda 
Housing Soceity , 
Meera Desai 
Road , Andheri 
Mumbai. 
Ph . 07276008926 
1 .Moosakunhi 
2 . P. S Ibrahim 
3 . Mariyambi 
4 . Khadeejamma 
5 . Sheik 
Ahammed and 
Others . 
1 . Zameer Ambar 
2 . Sheik Basheer 
Ambar House 
Naya Bazar 
1 . President 
Periyangadi 
Jumath 
2 .Meharunnisa 
W /o Abdul 
Sathar, Uppala 
3 . Mariyambi 
W / o Mohammed 
(L ) 4 . 
Mohammed 
S /o Iddin Kunhi 
Uppala . 
1. Sheik Ismail 
2 . Noordin 
3 . Muhammed 
Salim & Others. 
Assiamma 
W / o Pallikunhi. 
Arikady 
Panchayath Road 


182 / 2 


182 /5 


Private 


Dry 


0 .0064 


(5 ) Arikady 


63 /5B2 


63 /28 


Private 


Garden 


0 .0058 


63 /7 


63/ 30 


| Govt. | Poramboku 


0 .0400 
0 .8805 


G . 


Total 


[ F. No. NHAI/11013/ LA/ Notif/NH.17/ PHU- Kozhikode] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


KUMAR Date: 2018.04.05 


10 :26 :35 + 05 30 


